रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


ENIUS 


CITE 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , अक्तूबर 24, 2016 / कार्तिक 2 , 1938 
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 24 , 2016 /KARTIKA 2, 1938 


सं. 2538 ] 
No. 2538 ] 


विद्युत मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 20 अक्तूबर , 2016 
का . आ . 3273 ( अ ). सार्वजनिक स्थल ( अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा , निम्नलिखित तालिका के कॉलम ( 1) में वर्णित , एनटीपीसी लिमिटेड , 
सांविधिक प्राधिकरण के अधिकारियों को उक्त अधिनियम के उद्देश्य से केंद्र सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य पद पर संपदा 
अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त तालिका के कॉलम ( 2 ) में तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित सार्वजनिक स्थलों की श्रेणियों के संबंध में 
उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अंतर्गत संपदा अधिकारियों को प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, 
अर्थात् : 

तालिका 
अधिकारी का पदनाम 

सार्वजनिक परिसर की श्रेणी एवं अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा 
क्र . सं . 


( 1) 


अनुभागीय प्रमुख ( कार्मिक | एनटीपीसी लिमिटेड से संबद्ध या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए और इसके पूर्वी क्षेत्र 
सेवा / प्रशासन), एनटीपीसी लिमिटेड , मुख्यालय , द्वितीय तल , लोक नायक जय प्रकाश भवन , डाक बंगला चौक , पटना , 
पूर्वी क्षेत्र |, मुख्यालय पटना 

बिहार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सभी परिसर । 
अनभागीय प्रमख ( कार्मिक | कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड से संबद्ध या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए और 
सेवा/ प्रशासन ), एनटीपीसी लिमिटेड , 

इसके कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, मुजफ्फरपुर ताप विद्युत स्टेशन 
कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड 

परियोजना, डाकघर - कांटी थर्मल, जिला -मुजफ्फरपुर , बिहार के प्रशासनिक नियंत्रण 

के अंतर्गत आने वाले सभी परिसर । 
| अनुभागीय प्रमुख ( कार्मिक | एनटीपीसी लिमिटेड से संबद्ध या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए और इसकी 
सेवा/ प्रशासन ), एनटीपीसी लिमिटेड , 

एनटीपीसी, दार्लीपली सुपर ताप विद्युत परियोजना, डाकघर -दार्लीपली , जिला 
दार्लीपली सुपर ताप विद्युत परियोजना | 

सुंदरगढ़ , ओडिशा- 770092 के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सभी 
परिसर । 


4977 GI / 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


अनुभागीय प्रमुख (कार्मिक डाकघर- कुडगी , तालुक -बासवाना बागेवाडी , जिला बीजापुर , कर्नाटक -586121 में 
सेवा/ प्रशासन ), एनटीपीसी लिमिटेड , स्थित एनटीपीसी लिमिटेड, कुडगी सुपर ताप विद्युत परियोजना से संबद्ध या उसके 
कुडगी सुपर ताप विद्युत परियोजना द्वारा पट्टे पर लिए गए सभी परिसर , और सारी भूमि , क्वार्टर , संपदा , संपतियाँ तथा 
अन्य आवास। 

[ सं .19/ 32/2015- थर्मल -I] 


अनिरुद्ध कुमार , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF POWER 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th October , 2016 
S . O . 3273(E ). — In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of 
Unauthorised Occupants ) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in 
column ( 1) of the Table below , being officers of NTPC Limited , a statutory authority and equivalent to the rank of 
Gazetted Officer of the Government of India , to be the Estate Officers for the purpose of the said Act, who shall exercise 
the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officers by or under the said Act in respect of the 
categories of public premises specified in the corresponding entry in column ( 2 ) of the said Table , namely : 

TABLE 


( 2 ) 


Sl. | Designation of Officer 

Categories of Public Premises and local units of jurisdiction 
No . 

( 1 ) 
Sectional Head (Employee All premises belonging to or taken on lease by NTPC Limited and under the 
Services/ Admin., NTPC | administrative control of its Eastern Region- I Head Quarters , 2nd Floor, Lok 
Limited, Eastern Region- I Head | Nayak Jai Prakash Bhawan, Dak Bunglow Chowk, Patna, Bihar. 
Quarters , Patna . 


Sectional Head ( Employee All premises belonging to or taken on lease by Kanti Bijlee Utpadan Nigam 
Services/ Admin.), NTPC Limited and under the administrative control of Kanti Bijlee Utapadan Nigam 
Limited , Kanti Bijlee Utpadan || Limited , Muzaffarpur Thermal Power Station, Post Office Kanti Thermal , 
Nigam Limited. 

DistrictMuzaffarpur, Bihar. 


Sectional Head (Employee All premises belonging to or taken on lease by NTPC Limited and under the 
Services/ Admin.), NTPC administrative control of its NTPC , Darlipali Super Thermal Power Project, 
Limited, Darlipali Super | Post Office Darlipali , District Sundergarh, Odisha - 770072 . 
Thermal Power Project. 
Sectional Head (Employee | All land , quarters , estates, properties, other accommodation and all premises 
Services/ Admn.), NTPC | belonging to or taken on lease by NTPC Limited , Kudgi Super Thermal 
Limited, Kudgi Super Thermal | Power Project located at Post Office Kudgi , Taluk- Basavana Bagewadi, 
Power Project. 

District Bijapur, Karnataka -586121 . 


[ No. 19/ 32/ 2015 - TH. I] 
ANIRUDDHA KUMAR, Jt. Secy. 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 20 अक्तूबर , 2016 


का . आ . 3274( अ ). केंद्र सरकार सार्वजनिक स्थल ( अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 (1971 का 40 ) 
की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का . आ . 1257 , 
दिनांक 27 मार्च, 2002 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् : 

2. उक्त अधिसूचना में , तालिका में , क्रम संख्या 1 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया 
जाएगा , अर्थात् : 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 1 ) 


___ ( 2 ) 


" 1. अनुभागीय प्रमुख ( कर्मचारी सेवाएं प्रशा. ) एनटीपीसी | एनटीपीसी लिमिटेड से संबद्ध अथवा उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए तथा 
लिमिटेड, विंध्याचल सुपर ताप विद्युत स्टेशन 

विंध्याचल सुपर ताप विद्युत स्टेशन , विंध्याचल डाकघर , विंध्यानगर , जिला 
सिंगरौली, मध्य प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सभी 
परिसर " 


[ सं . 19/ 32/ 2015- थर्मल -I] 

अनिरुद्ध कुमार ,संयुक्त सचिव 
टिप्पणीः भारत के राजपत्र में मूल अधिसूचना संख्या दिनांक 27 मार्च, 2002 के का . आ . 1257 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई 

और दिनांक 18 मई , 2007 की अधिसूचना संख्या का . आ . 1591 के द्वारा पिछला संशोधन किया गया । 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th October, 2016 
S . O . 3274 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of 
Unauthorised Occupants ) Act, 1971 ( 40 of 1971 ), the Central Government hereby makes the following amendments 
further to amend the notification of the Government of India, in the Ministry of Power, number S. O . 1257, dated the 27th 
March , 2002, namely : 

2. In the said notification , in the Table , for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall 
be substituted , namely : 
( 1 ) 

( 2 ) 


“ 1. Sectional Head (Employee Services/Admn .), 
NTPC Limited , Vindhyachal Super Thermal Power 
Station. 


All premises belonging to or taken on lease by NTPC Limited and 
under the administrative control of its Vindhyachal Super 
Thermal Power Station , Vindhyachal, Post Office Vindhyanagar, 
District Singrauli, Madhya Pradesh. " 


[ No. 19/ 32/ 2015 - TH. I] 

ANIRUDDHA KUMAR, Jt. Secy . 
Note : The principal notification was published in the Gazette of India , vide number S .O . 1257 , dated the 

27th March , 2002 and last amended vide notification number S .O . 1591 , dated the 18th May , 2007 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 20 अक्तूबर , 2016 


का . आ . 3275 ( अ ).- केंद्र सरकार सार्वजनिक स्थल ( अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) 
की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा विद्युत मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का . आ . 966 दिनांक 
31 मार्च, 2010 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थातः 
2. उक्त अधिसूचना में , तालिका में , क्रम संख्या 2 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
अर्थातः 


( 1 ) 

___ ( 2 ) 
" 2. अनुभागीय प्रमुख ( कर्मचारी सेवाएं /प्रशा.) एनटीपीसी | एनटीपीसी लिमिटेड से संबद्ध अथवा उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए तथा 
लिमिटेड , तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना 

तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना और लता तपोवन जल विद्युत 
परियजोना , एनटीपीसी लिमिटेड , रविग्राम टाउनशिप , जीरो बैंड के समीप , 
बद्रीनाथ रोड , जोशीमठ, जिला चमोली , उत्तराखंड- 246443 के प्रशासनिक 
नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सभी परिसर। " 


[ सं . 19/32/ 2015- थर्मल -I] 

अनिरुद्ध कुमार, संयुक्त सचिव 
टिप्पणीः भारत के राजपत्र में मूल अधिसूचना संख्या दिनांक 31 मार्च, 2010 के का . आ . 966 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th October, 2016 
S . O . 3275 (E ). - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of 
Unauthorised Occupants ) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in 
the notification of the Government of India , in the Ministry of Power, number S .O . 966 , dated the 31st March , 2010 , 
namely: 
2. In the said notification , in the Table , for serial number 2 and the entries relating thereto , the following shall be 
substituted , namely : 


2 ) 


” 2 . Sectional Head (Employee Services/Admn.), NTPC 
Ltd , Tapovan Vishnugad Hydro Power Project. 


All premises belonging to or taken on lease by NTPC Ltd . 
and under the administrative control of its Tapovan 
Vishnugad Hydro Power Project and Lata Tapovan Hydro 
Power Project, NTPC Ltd , Ravigram Township , Near Zero 
Bend , Badrinath Road , Joshimath, District Chamoli, 
Uttarakhand - 246443. " 


[ No. 19/ 32/ 2015- TH. I] 
ANIRUDDHA KUMAR, Jt. Secy. 


Note: The principal notification was published in the Gazette of India , vide number S . O . 966 , dated the 31st March , 
2010. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2016 
का . आ . 3276( अ).- केंद्र सरकार सार्वजनिक स्थल ( अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) 
की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए एतदद्वारा विद्युत मंत्रालय , भारत सरकार की अधिस 
7 दिसंबर , 1995 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थातः 
2. उक्त अधिसूचना में , तालिका में , क्रम संख्या 1 और 2 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया 
जाएगा, अर्थातः 


( 2 ) 


( 1 ) 
" अनुभागीय प्रमुख ( कर्मचारी सेवाएं / प्रशा .) एनटीपीसी लिमिटेड , | एनटीपीसी लिमिटेड से संबद्ध अथवा उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए 
औरेया गैस विद्युत स्टेशन 

तथा औरेया गैस विद्युत स्टेशन , डाकघर दिबियापुर, जिला औरेया , 
उत्तर प्रदेश - 206244 के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले 
सभी परिसर। " 


[ सं . 19/ 32/ 2015 - थर्मल -I] 


अनिरुद्ध कुमार, संयुक्त सचिव 


टिप्पणीः भारत के राजपत्र में मूल अधिसूचना संख्या दिनांक 7 दिसंबर, 1995 के का . आ . 3311 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित 
हुई । 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th October, 2016 
S .O . 3276 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of 
Unauthorised Occupants ) Act, 1971 (40 of 1971) , the Central Government hereby makes the following amendments in 
the notification of Government of India , in the Ministry of Power , number S . O . 3311, dated the 7th December, 1995 , 
namely: 
2. In the said notification , in the Table , for the entries under column ( 1) and (2 ), the following shall be substituted , 
namely : 


( 1 ) 
“ Sectional Head ( Employee Services/ Admn.), NTPC 
Limited , Auraiya Gas Power Station . 


( 2 ) 
All premises belonging to or taken on lease by NTPC 
Limited and under the administrative control of its Auraiya 
Gas Power Station, Post Dibiyapur , District Auraiya, Uttar 
Pradesh- 206244. ” 


[ No. 19/ 32 / 2015 - TH.I] 
ANIRUDDHA KUMAR, Jt . Secy. 


Note: 


The principal notification was published in the Gazette of India , vide number S . O . 3311 , dated the 7th December , 
1995. 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 20 अक्तूबर , 2016. 


का . आ . 3277 ( अ ).- केंद्र सरकार सार्वजनिक स्थल ( अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) 
की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए एतदद्वारा विद्यत मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का . आ . 326 दिनांक 
15 सितंबर , 2004 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थातः 
2. उक्त अधिसूचना में , तालिका में , इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः 


" तालिका 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 अनुभागीय प्रमुख ( कर्मचारी सेवाएं/ प्रशा.) एनटीपीसी लिमिटेड , | एनटीपीसी लिमिटेड से संबद्ध अथवा उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए 
झनोर -गांधार गैस विद्युत परियोजना 

तथा झनोर में झनोर -गांधार गैस विद्युत परियोजना , जिला भरूच , 
गुजरात के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सभी परिसर। " 


[ सं . 19/ 32/ 2015 - थर्मल -I] 


अनिरुद्ध कुमार , संयुक्त सचिव 


टिप्पणीः भारत के राजपत्र में मूल अधिसूचना जी . एस . आर. संख्या दिनांक 15 सितंबर , 2004 के का . आ . 326 के द्वारा भारत के राजपत्र में 
प्रकाशित हुई और दिनांक 15 जुलाई, 2010 की अधिसूचना संख्या का . आ . 1866 के द्वारा पिछला संशोधन किया गया । 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th October, 2016 
S .O . 3277 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of 
Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971 ), the Central Government hereby makes the following amendments 
further to amend the notification of the Government of India , in the Ministry of Power , number S . O . 326 , dated the 15th 
September, 2004 , namely : 
2. Inthe said notification, for the existing Table, the following shall be substituted, namely:- - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


“ Table 


1 Sectional Head (Employee Services/Admin .), NTPC 
Limited , Jhanor- Gandhar Gas Power Project 


All premises belonging to or taken on lease by NTPC 
Ltd . and under the administrative control of its Jhanor 
Gandhar Gas Power Project at Jhanor, District Bharuch , 
Gujarat.” 


[ No. 19/32/ 2015-TH.I] 

ANIRUDDHA KUMAR, Jt. Secy. 
Note: The principal notification was published in the Gazette of India, vide number G . S. R 326, dated the 15th 
September, 2004 and last amended vide notification number S . O . 1866 , dated the 15th July , 2010 . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 20 अक्तूबर, 2016 


का . आ . 3278 ( अ ).- केंद्र सरकार सार्वजनिक स्थल ( अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम, 1971 ( 1971 का 40 ) 
की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए एतदद्वारा विद्यत मंत्रालय , भारत सरकार की अ 
29 दिसंबर , 1995 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थातः 
2. उक्त अधिसूचना में , तालिका में , क्रम संख्या 1 और 2 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया 
जाएगा , अर्थातः 
___ ( 1) 

( 2) 
"अनुभागीय प्रमुख ( कर्मचारी सेवाएं / प्रशा .) एनटीपीसी लिमिटेड , | एनटीपीसी लिमिटेड से संबद्ध अथवा उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए 
कहलगांव सुपर ताप विद्युत स्टेशन 

तथा कहलगांव सुपर ताप विद्युत स्टेशन , डाकघर दीप्तिनगर , जिला 
भागलपुर , बिहार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सभी 
परिसर ।" 


[ सं . 19/ 32/ 2015 - थर्मल -I] 


अनिरुद्ध कुमार, संयुक्त सचिव 
टिप्पणीः भारत के राजपत्र में मूल अधिसूचना संख्या दिनांक 29 दिसंबर , 1995 के का . आ . 299 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई 
और दिनांक 31 मार्च, 2010 की अधिसूचना संख्या का . आ . 967 के द्वारा पिछला संशोधन किया गया । 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th October, 2016 
S .O . 3278 ( E ). — - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of 
Unauthorised Occupants ) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendments 
further to amend the notification of the Government of India, in the Ministry of Power, number S . O . 299, dated the 29th 
December , 1995 , namely : 
2 . In the said notification , in the Table , for the entries under columns ( 1) and (2 ), the following shall be substituted , 
namely: 


( 1 ) 


“ Sectional Head ( Employee Services/Admin .), NTPC 
Limited , Kahalgaon Super Thermal Power Station 


All premises belonging to or taken on lease by NTPC 
Limited and under the administrative control of its 
Kahalgaon Super Thermal Power Station at Post Office 
Deeptinagar, District Bhagalpur, Bihar.” 


[ No.19/ 32/ 2015 -TH.I] 

ANIRUDDHA KUMAR , Jt. Secy . 
Note : The principal notification was published in the Gazette of India, vide number S . O . 299, dated the 29th December, 
1995 and last amended vide notification number S .O . 967 , dated the 31st March , 2010 . 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर , 2016 
का . आ . 3279 ( अ ).- केंद्र सरकार सार्वजनिक स्थल ( अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) 
की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा विद्युत मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का . आ . 1257 दिनांक 
27 मार्च, 2002 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थातः 
2. उक्त अधिसूचना में , तालिका में , क्रम संख्या 1 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
अर्थातः 


( 1 ) 


( 2 ) 


" 6. अनुभागीय प्रमुख ( कर्मचारी सेवाएं / प्रशा. ) एनटीपीसी लिमिटेड , | एनटीपीसी लिमिटेड से संबद्ध अथवा उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए 
कोलडैम जल विद्युत परियोजना 

तथा कोलडैम जल विद्युत परियोजना, डाकघर बरमाना , जिला 
बिलासपुर , हिमाचल प्रदेश - 174013 के प्रशासनिक नियंत्रण के 
अंतर्गत आने वाले सभी परिसर ।" 


[ सं . 19/ 32/ 2015 - थर्मल -I] 


अनिरुद्ध कुमार, संयुक्त सचिव 
टिप्पणीः भारत के राजपत्र में मूल अधिसूचना संख्या दिनांक 27 मार्च, 2002 के का . आ . 1257 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई 
और दिनांक 15 जुलाई , 2010 की अधिसूचना संख्या का . आ . 1864 के द्वारा पिछला संशोधन किया गया । 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 20th October, 2016 
S . O . 3279 (E ). — In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of 
Unauthorised Occupants ) Act, 1971 (40 of 1971) , the Central Government hereby makes the following amendments 
further to amend the notification of the Government of India , in the Ministry of Power, number S . O . 1257, dated the 27th 
March , 2002, namely : 
2 . In the said notification , in the Table , for serial number 6 and the entries relating thereto , the following shall be 
substituted , namely : 

( 2 ) 
“ 6 . Sectional Head ( Employee Services/Admn .)” , NTPC All premises belonging to or taken on lease by NTPC 
Limited , Koldam Hydro Power Project 

Limited and under the administrative control of its 
Koldam Hydro Power Project, P .O . Barmana , District 
Bilaspur, Himachal Pradesh - 174013.” 


[ No.19/ 32/ 2015 -TH.I] 

ANIRUDDHA KUMAR, Jt . Secy. 
Note : The principal notification was published in the Gazette of India , vide number S . O . 1257 , dated the 27th March , 
2002 and last amended vide notification number S . O . 1864 , dated the 15th July , 2010 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2016 


का . आ . 3280 ( अ ).- केंद्र सरकार सार्वजनिक स्थल ( अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) 
की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का . आ . 2260 दिनांक 
7 अगस्त , 2009 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थातः 
2. उक्त अधिसूचना में , तालिका में , इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


( 1 ) 


___ ( 2 ) 


अनुभागीय प्रमुख ( कर्मचारी सेवाएं / प्रशा.) ", एनटीपीसी लिमिटेड , | एनटीपीसी लिमिटेड से संबद्ध अथवा उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए 
पकरी- बरवाडीह कोयला खनन परियोजना 

तथा पकरी - बरवाडीह कोयला खनन परियोजना , नवाबगंज , 
हजारीबाग, झारखंड के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले 
सभी परिसर। " 


[ सं . 19/ 32/ 2015- थर्मल -I] 


अनिरुद्ध कुमार, संयुक्त सचिव 
टिप्पणीः भारत के राजपत्र में मूल अधिसूचना संख्या दिनांक 7 अगस्त, 2009 के का . आ . 2260 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई 
और दिनांक 12 मार्च, 2004 की अधिसूचना संख्या का . आ . 913 (ङ ) के द्वारा पिछला संशोधन किया गया । 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th October, 2016 
S .O . 3280 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of 
Unauthorised Occupants ) Act, 1971 (40 of 1971) , the Central Government hereby makes the following amendments 
further to amend the notification of the Government of India , in the Ministry of Power, number S .O . 2260, dated the 
7th August, 2009 , namely: 
2 . In the said notification , for the existing Table, the following shall be substituted , namely: 

“ Table 
( 1 ) 

( 2 ) 
Sectional Head (Employee Services/ Admn.) ” , NTPC Ltd , Pakri- | All premises belonging to or taken on lease by 
Barwadih Coal Mining Project. 

NTPC Ltd . and under the administrative 
control of its Pakri -Barwadih Coal Mining 
Project, Nawabganj, Hazaribagh , Jharkhand .” 


[ No .19/ 32 / 2015 - TH.I] 

ANIRUDDHA KUMAR , Jt. Secy . 
Note : The principal notification was published in the Gazette of India, vide number S. O . 2260, dated the 7th 
August, 2009 and last amended vide notification number S. O . 913 ( E), dated the 12th March, 2014. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 20 अक्तूबर , 2016 
का . आ . 3281 ( अ).- केंद्र सरकार सार्वजनिक स्थल ( अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) 
की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा विद्युत मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का . आ . 2649 दिनांक 
12 सितंबर , 2001 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थातः 
2. उक्त अधिसूचना में , तालिका में , क्रम संख्या 1 और 2 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया 
जाएगा , अर्थातः 
( 1 ) 

( 2 ) 
" अनुभागीय प्रमुख (कर्मचारी सेवाएं / प्रशा.), एनटीपीसी लिमिटेड , | एनटीपीसी लिमिटेड से संबद्ध अथवा उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए 
टांडा ताप विद्युत स्टेशन 

तथा टांडा ताप विद्युत स्टेशन , डाकघर विद्युत नगर , जिला 
अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने 
वाले सभी परिसर। " 


[ सं . 19/ 32/ 2015 - थर्मल -I] 

अनिरुद्ध कुमार, संयुक्त सचिव 
टिप्पणीः भारत के राजपत्र में मूल अधिसूचना संख्या दिनांक 12 सितंबर, 2001 के का . आ . 2649 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित 
हुई और दिनांक 29 सितंबर , 2010 की अधिसूचना संख्या का . आ . 2552 के द्वारा पिछला संशोधन किया गया । 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th October, 2016 
S . O . 3281 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises ( Eviction of 
Unauthorised Occupants ) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendments 
further to amend the notification of Government of India , in the Ministry of Power, number S .O . 2649 , dated the 12th 
September , 2001, namely: — 
2 . In the said notification , in the Table, for the entries under columns ( 1) and (2), the following shall be substituted , 
namely:-- 


( 1 ) 
“ Sectional Head (Employee Services /Admn.), NTPC 
Limited , Tanda Thermal Power Station . 


( 2 ) 
All premises belonging to or taken on lease by NTPC 
Limited and under the administrative control of its 

Tanda Thermal Power Station , Post Office Vidyut 
| Nagar, District Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh. " 


[ No.19/ 32 / 2015 -TH. I] 


ANIRUDDHA KUMAR, Jt. Secy. 
Note : The principal notification was published in the Gazette of India, vide number S . O . 2649 , dated the 12th September , 
2001 and last amended vide notification number S .O . 2552, dated the 29th September, 2010 . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2016 
का . आ .3282( अ). – सार्वजनिक स्थल ( अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार , एतदद्वारा , दिनांक 16 नवम्बर , 2000 के विद्युत मंत्रालय के का . आ . सं. 128 में , 
भारत सरकार की अधिसूचना को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : 
2. उक्त अधिसूचना में , तालिका में , क्र . सं . 1 , 2 , 4 और 5 तथा इनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए , क्रमश:, निम्नलिखित को 
प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" 1. अनुभागीय प्रमुख ( कार्मिक सेवा/ प्रशासन ), | डाकघर - चूलाथेरूवु- 690506, जिला - अलापुज्जा, केरल में स्थित एनटीपीसी 

लिमिटेड की कायमकुलम संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना की स्वामित्व 
एनटीपीसी लिमिटेड, कायमकुलम संयुक्त चक्र विद्युत | 

वाली/पट्टे पर ली गई तथा किराए पर ली गई सारी भूमि , क्वार्टर , संपदा, 
परियोजना 

संपतियाँ तथा अन्य आवास । 
2. अनुभागीय प्रमुख ( कार्मिक सेवा/प्रशासन) , 

एनटीपीसी लिमिटेड से संबद्ध अथवा उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए और इसकी 

रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना, डाकघर -रिहन्द नगर , जिला -सोनभद्र , 
एनटीपीसी लिमिटेड , रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना 

उत्तर प्रदेश - 231223 के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सभी 

परिसर। 
4. अनुभागीय प्रमुख ( कार्मिक सेवा/प्रशासन), 

एनटीपीसी लिमिटेड से संबद्ध या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए और इसके 

तलचर सुपर ताप विद्युत स्टेशन , डाकघर -तलचर थर्मल , जिला - अंगुल , 
एनटीपीसी लिमिटेड, तलचर ताप विद्युत स्टेशन 

ओडिशा-759101 के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सभी परिसर। 


5. अनुभागीय प्रमुख ( कार्मिक सेवा / प्रशासन) , 


एनटीपीसी लिमिटेड , बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन 


बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन और बदरपुर ताप विद्युत परियोजना, नई दिल्ली 
की स्वामित्व वाली अथवा पट्टे पर ली गई और किराए पर ली गई सारी भूमि , 
क्वार्टर , संपदा , संपत्तियां एवं आवास तथा उनकी स्टाफ कालोनियां और 
शॉपिंग सेंटर , भारत इंडस्ट्रियल वर्क्स कॉलोनी एवं मोलरबंद लेबर कॉलोनी। " 


[ सं . 19/ 32/ 2015 - थर्मल -I] 


अनिरुद्ध कुमार , संयुक्त सचिव 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


C : 


7 Bf4 HT ferlich 16 79702, 2000 FT. SIL. H . 128 GRT HRT # 216149 # thieta S STRE F . .2 # fety 
Fanich 16 3T , 2013 at TTTTAT HEAT T.31 . 02 GRT TOESTAT LİSTTET BIR 7 .F . 4 fang farin 30 F , 2004 
a falu GT HET PT. 317 .676 GRT EST ÉRTETAT BIR 54 . . 5 to fly fenin 01 42927, 2007 af fry HT 
Helt fT.31. 466 F SRT PESAT ÜSTTETA PAT PITI 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 20th October, 2016 
S . O . 3282 (E ). — In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of 
Unauthorised Occupants ) Act, 1971 (40 of 1971) , the Central Government hereby makes the following amendments 
further to amend the notification of the Government of India , in the Ministry of Power, number S . O . 128 , dated the 16th 
November, 2000 , namely : 
2 . In the said notification , in the Table, for the serial numbers 1, 2 , 4 and 5 and the entries relating thereto , the following 
shall respectively be substituted , namely : 


“ 1. Sectional Head (Employee Services/Admn .), NTPC 
Limited , Kayamkulam Combined Cycle Power Project 


2 . Sectional Head ( Employee Services /Admn.) , NTPC 
Limited , Rihand Super Thermal Power Project. 


All Land, quarters, estates, properties and other 
accommodation owned/leased and rented by Kayamkulam 
Combined Cycle Power Project of NTPC Limited located 
at Post Office Choolatheruvu -690 506 , Alappuzha District , 
Kerala . 
All premises belonging to or taken on lease by NTPC 
Limited and under the administrative control of its Rihand 
Super Thermal Power Project, Post Office Rihand Nagar, 
District Sonebhadra , Uttar Pradesh - 231223. 
All premises belonging to or taken on lease by the NTPC 
Limited and under the administrative control of its Talcher 
Thermal Power Station , Post Office -Talcher Thermal, 
District Angul, Odisha-759101. 
All lands, quarters, estate properties and accommodations 
owned or leased and rented by Badarpur Thermal Power 
Station and Badarpur Thermal Power Project, New Delhi 
and their Staff Colonies and Shopping Centres, Bharat 
Industrial Works Colony and Molarband Labour Colony ." 


4 . Sectional Head (Employee Services/ Admn.), NTPC 
Limited , Talcher Thermal Power Station . 


5 . Sectional Head ( Employee Services/ Admn .), NTPC 
Limited, Badarpur Thermal Power Station . 


[No. 19 /32/ 2015- TH .I] 

ANIRUDDHA KUMAR , Jt. Secy. 
Note : The principal notification was published in the Gazette of India , vide number S . O . 128 , dated the 16th November , 
2000 and for serial no. 2 last amended vide notification number S .O . 902, dated the 16th April , 2013 and for serial 
number 4 last amended vide notification number S . O . 1676 , dated the 30th June , 2004 and for serial number 5 last 
amended vide notification number S . O . 466 , dated the 1st February , 2007 . 


Gazette of India, 902, dated then and for seria 


अधिसूचना 


as faraft , 20 37702 , 2016 


FT.31. 3283 ( 37 ). – Hauna FT ( Tafea BTTHIATT acet) fag H , 1971 ( 1971 ft 40 ) 7 ART 3 
GRT UGT fit for RTT oed ay , is role , Tagart Gerich 08 LAT , 1993 at Paula Hata ho pot .311. * . 1590 # , 
भारत सरकार की अधिसूचना को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्: 


2 . उक्त अधिसूचना में , तालिका में क्र .सं . 2, 3 और 6 तथा इनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए , क्रमश:, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित 
किया जाएगा , अर्थात्: 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


" 2. अनुभागीय प्रमुख ( कार्मिक सेवा/ प्रशासन ) , 


एनटीपीसी लिमिटेड , फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना 


थाना - फरक्का , जिला -मुर्शीदाबाद , पश्चिम बंगाल के अंतर्गत फरक्का में और 
थाना - वैष्णवनगर , जिला -मालदा , पश्चिम बंगाल के अंतर्गत खजूरियाघाट 
में , एनटीपीसी लिमिटेड या फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना के 
स्वामित्व वाली, पट्टे पर ली गई और किराए पर ली गई सारी भूमि , क्वार्टर , 
संपदा , संपत्तियां एवं आवास । 


3. अनुभागीय प्रमुख ( कार्मिक सेवा/ प्रशासन ), 

एनटीपीसी लिमिटेड से संबद्ध या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए और इसके 

तलचर सुपर ताप विद्युत स्टेशन , कनिहा, डाकघर -दीपशिखा , जिला - अंगुल , 
एनटीपीसी लिमिटेड , तलचर सुपर ताप विद्युत स्टेशन , 

ओडिशा के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सभी परिसर । 
कनिहा 
6. अनुभागीय प्रमुख ( कार्मिक सेवा/ प्रशासन) , 

एनटीपीसी लिमिटेड से संबद्ध या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए और इसके 

सिंगरौली सुपर ताप विद्युत स्टेशन , डाकघर - शक्ति नगर, जिला - सोनभद्र , 
एनटीपीसी लिमिटेड , सिंगरौली सुपर ताप विद्युत स्टेशन 

उत्तर प्रदेश - 231222 के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सभी 
परिसर । 


[ सं . 19/ 32/ 2015 - थर्मल -I] 

अनिरुद्ध कुमार ,संयुक्त सचिव 
नोट : मूल अधिसूचना दिनांक 08 जुलाई, 1993 के का . आ . 1590 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और दिनांक 
24 दिसम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या का . आ . 91 के द्वारा पिछला संशोधन किया गया । 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th October, 2016 
S . O . 3283 (E ). — In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises ( Eviction of 
Unauthorised Occupants ) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendments 
further to amend the notification ofGovernment of India , in the Ministry of Power , number S .O . 1590 , dated the 8th July 
1993, namely: 
2 . In the said notification , in the Table, for serial numbers 2 , 3 and 6 and the entries relating thereto, the following 
shall respectively be substituted, namely: 
( 1 ) 

( 2 ) 
“ 2 . Sectional Head (Employee Services /Admn.), NTPC Ltd , All lands, quarters, Estate Properties and 
Farakka Super Thermal Power Project. 

accommodations owned or leased rented by NTPC 
Ltd or Farakka Super Thermal Power Project in 
Farakka under the Farakka Police Station , District 
Murshidabad , West Bengal and in Khejuriaghat 
under the Baishnabnagar Police Station , District 

Malda, West Bengal. 
3. Sectional Head ( Employee Services/ Admin.), NTPC Ltd, | All premises belonging to or taken on lease by NTPC 
Talcher Super Thermal Power Station , Kaniha . 

Ltd . and under the administrative control of its 
Talcher Super Thermal Power Station , Kaniha at 

P .O . Deepshikha , Distt. Angul, Odisha . 
6 . Sectional Head (Employee Services/Admn.), NTPC Ltd , All premises belonging to or taken on lease by the 
Singrauli Super Thermal Power Station . 

NTPC Ltd and under the administrative control of its 
Singrauli Super Thermal Power Station , PO Shakti 
Nagar, District Sonebhadra , Uttar Pradesh-231222. ”. 


[ No.19/ 32 / 2015 - TH.I] 

ANIRUDDHA KUMAR, Jt. Secy. 
Note : The principal notification was published in the Gazette of India , vide number S .O . 1590 , dated the 8th July , 1993 
and last amended vide notification number S .O . 91 , dated the 24th December , 2013 . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 

Digitally signed by 
HARINDRA 

HARINDRA KUMAR 

Date: 2016.10. 27 
KUMAR 

13:49:01 + 05 30 


